रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 3980 ] 
No. 3980 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 06092022-238623 


CG - DL - E - 06092022-238623 


5965 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 6 , 2022 / भाद्र 15 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 6 , 2022 / BHADRA 15 , 1944 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 सितम्बर , 2022 

का.आ. 4161 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 
3 , उप – खण्ड ( ii ) , तारीख 10 दिसम्बर , 2021 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 5133 ( अ ) , तारीख 09 दिसम्बर , 2021 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , 
द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल 
परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए 
अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी , 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार 
पत्रों अर्थात् , दैनिक जागरण और द टाईम्स ऑफ इण्डिया , में तारीख 22 दिसम्बर , 2021 में प्रकाशित किया गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और तद्नुसार 
आदेश पारित कर दिए गए हैं ; 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 
केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने और रेल अधिनियम , 1989 की 
धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के 
लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण | 

जिला धनबाद 


क्र ० अंचल 
का नाम 

सं ० 


( 1 ) ( 2 ) 

1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 

10 


11 

12 


13 


14 

15 

16 

17 

18 


मौजा का 
नाम / थाना 

सं . 

( 3 ) 

तोपचांची | गुनघासा / 57 


19 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


खाता प्लॉट सं . 

संख्या 

/ ' सर्वे 

सं . 

( 4 ) 

( 5 ) 

377 

249 

377 

254 

514 

78 

514 

79 

514 

247 

514 

252 

515 67 

356 244 


327 

363 


363 

497 

363 


94 


47 

34 


221 


48 

85 


165 248 

441 250 

441 

251 

4276 

405 


688 


82 


क्षेत्रफल 

( एकड़ 

में ) 

( 6 ) 


क्षेत्रफल जमीन | जमीन की भूमि के मालिक / हितबद्ध व्यक्ति का 
प्रकृति नाम 

का 

प्रकार 

( 8 ) 

रैयती 

रैयती 


( हेक्टेयर 

में ) 

( 7 ) 

0.1390 | 0.0562 

0.1200 | 0.0485 

0.3560 0.1440 रैयती 


0.0180 | 0.0072 
0.1400 | 0.0566 
0.6810 | 0.2755 
0.2200 | 0.0890 
0.0650 | 0.0263 


( 9 ) ( 10 ) 

कनाली | मुची राम मंडल ई ० जगरनाथ मंडल । 

कनाली 

मुची राम मंडल ई ० जगरनाथ मंडल । 

मोटा मेढ़ 
रैयती 
तालाब 
रैयती बाईद 
रैयती बाईद 
रैयती बाईद 
रैयती 

बाईद 


रैयती 

0.1800 | 0.0728 
0.0330 0.0133 रैयती 


0.0600 | 
0.0710 | 0.0287 रैयती 

0.0242 
0.0242 रैयती 

0.1000 0.0404 रैयती 


0.0520 | 0.0210 
0.0210 रैयती 
0.0270 | 0.0109 रैयती 

0.0360 0.0145 

रैयती 

0.4300 | 0.1740 

रैयती 

0.0710 0.0287 

रैयती 

0.1400 | 0.0566 

रैयती 


0.4560 | 0.1845 

0.1410 0.0570 

0.1220 | 0.0493 

0.0990 | 0.0400 
0.3670 0.1485 


बाईद 

बाईद 


बाईद 

बाईद 

बाईद 


शुकु मंडल ई ० पिता- सिदान मंडल | 
शुकु मंडल ई ० पिता- सिदान मंडल | 
शुकु मंडल ई ० पिता- सिदान मंडल | 
शुकु मंडल ई ० पिता- सिदान मंडल | 
शुकु मंडल ई ० पिता- सिदान मंडल | 
महेन्द्री मंडल ई ० पिता - गोखुल 

मंडल | 


कृषि 

मोटा मेढ 


भुनेश्वर मंडल पिता - दिवाकर मंडल । 

मुकुन्द मंडल ई ० पिता - सोवन मंडल 
वो कृति मंडल । 


कुंजु मंडल | 

सागर गोसाई 

गोसाई । 


गोसाई ई ० पिता - मंगरू 


मुकुन्द मंडल ई ० शिकमी दखल कुंजु 
मंडल ई ० । 


बाईद 

गोड़ा -3 | रामेश्वर मंडल ई ० । 

बाईद 

रामेश्वर मंडल ई ० । 


छेदी मंडल पिता सोकाम मंडल । 


अज्ञात । 

खेदन मंडल वो वन्सी मंडल पिता 
निमाई मंडल | 

गोड़ा –3 | डोमन मंडल वो लक्षमण मंडल वो 

महावीर मंडल वो सन्तु मंडल पिता 
कोकिल मंडल वो कमली मडलाईन 
वो कुसमी मंडलाईन पति मितन 
मंडल । 
अज्ञात । 


81 

रैयती 

169 84 

रैयती गोड़ा -3 छोटु साव ई ० । 

रैयती 

अज्ञात । 

75 
74 

अज्ञात । 

रैयती 
रैयती 

151 

90 

बहाल 

169 257 

0.0010 | 0.0004 रैयती 

चुडु मंडल पिता जगरनाथ मंडल । 
गोड़ा - 3 छोटु साव ई ० । 
कनाली | नेपाल मंडल पिता – गणेश मंडल | 
कनाली 

0.0070 0.0028 रैयती 

169 259 
100 256 0.8250 0.3338 रैयती 

282 

242 0.0940 | 0.0380 रैयती 

कृषि 


गणेश मंडल ई ० । 

सीचोला मंडलाईन पिता हुब लाल 
मंडल । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

29 

30 

31 


32 


33 

34 


35 


36 

37 

38 

39 


40 


65 

67 

514 


184 


147 


245 

255 

80 


61 


147 


60 

59 


147 44 


147 45 
245 51 

235 50 
147 687 


690 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


0.0600 0.0242 रैयती 
| 
0.0860 | 0.0348 रैयती 

0.1030 | 0.0416 

रैयती 

0.3180 0.1286 रैयती 


0.0080 0.0032 रैयती कृषि 
0.0890 0.0360 रैयती मोटा 


आल 

0.1630 | 0.0659 रैयती कृषि 


0.2140 | 0.0866 रैयती 
0.0710 | 0.0287 रैयती 

रैयती 

0.1580 | 0.0639 
0.0480 | 0.0194 रैयती 


बाईद 

कृषि 

बाईद 

कृषि 


0.0020 | 0.0008 रैयती 


MINISTRY OF RAILWAYS 
( RAILWAY BOARD ) 


3 

किशोरी गोसाईन पति मंगल गोसाई । 
राजकुमार मंडल । 


कृषि 


राकु मंडल ई ० पिता सिदान 
मंडल एवं अन्य । 

श्री भोला गोसाई वो श्री जवाहर 
गोसाई पिता रतन गोसाई साबु 
मंडलानी पिता गौष्टु मंडल | 


अज्ञात । 

चांचु गोसाई ई ० पिता राधु गोसाई 
रतन गोसाई पिता दारिम गोसाई । 


श्रीमती पावर्ती देवी पिता श्री राम 
गोस्वामी । 


बाईद 

चांचू गोसाई ई ० । 

गोड़ा - 3 | दुलाल मंडल पिता मानिक मंडल । 
साबु मंडलानी । 

कृषि 

कृषि 

चांचु गोसाई ई ० पिता राधु गोसाई 
रतन मादी मंडलानी पति नूंजा 
मंडल | 


चांचु गोसाई ई ० पिता राधु गोसाई 
रतन मादी मंडलानी पति नूंजा 
मंडल । 


[ फा . सं . 2022 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2344 ] 

पंकज त्यागी , कार्यकारी निदेशक ( भू . एवं सु . ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd September , 2022 

S.O. 4161 ( E ) . Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Railways ( Railway Board ) , number , S.O. 5133 ( E ) , dated the 9th December , 2021 , published in Gazette 
of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 10th December , 2021 ( hereinafter 
referred to as the said notification ) under sub - scction ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 
of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to 
acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , 
management and operation of Special Railway Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in 
the district of Dhanbad in the State of Jharkhand ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik 
Jagran and The Times of India , dated the 22th December , 2021 under sub - section ( 4 ) of section 20A of 
the said Act ; 


And whereas , no objections were received and the same have been considered and accordingly 
orders have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act 1989 , the Central Government 
hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the 
aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land 
specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all 
encumbrances . 


4 


SI . Name of 

No. 

Cercle 


Name of 
Mauza / 

Thana no . 
( 3 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

1 Topchanchi Ghunghasa / 57 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project 
namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in district Dhanbad in the State of Jharkhand . 

DISTRICT : DHANBAD 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 

12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


13 


14 


Khata Plot Area 
No. No. ( In 
Acre ) 

Area Type 
( In of 
Ha ) 

Land 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 

( 8 ) 

377 249 0.1390 0.0562 Raiyati 


377 


254 


514 78 


SCHEDULE 


514 79 


514 252 


515 67 


514 247 0.1400 0.0566 | Raiyati 


0.1200 0.0485 | Raiyati 


0.3560 0.1440 | Raiyati 


363 48 
497 85 


0.0180 0.0072 | Raiyati 


363 688 


0.6810 0.2755 | Raiyati 


356 244 0.0650 0.0263 Raiyati 


0.2200 0.0890 Raiyati 


327 47 0.1800 0.0728 Raiyati 


363 34 0.0330 0.0133 Raiyati 


0.0600 0.0242 | Raiyati 
0.0710 0.0287 | Raiyati 


0.1000 0.0404 | Raiyati 


165 248 0.0520 0.0210 Raiyati 


Nature of Recorded 
Land Owner 


( 9 ) 

Kanali 


Kanali 


Mota 
Medh 


Talab 


Bayad 


Bayad 


Bayad 


Bayad 


Bayad 


Bayad 


Bayad 

Bayad 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Bayad 


Bayad 


( 10 ) 

Muchi 

Mandal 

others Jagarnath 

Mandal . 

Muchi 

Mandal 

others Jagarnath 
Mandal . 

Shuku Mandal 


Ram 
and 


Ram 

and 


& others S / o 
Sidan Mandal . 
Shuku Mandal 
and others S / o 
Sidan Mandal . 
Shuku Mandal 
and others S / o 
Sidan Mandal . 
Shuku Mandal 
and others S / o 
Sidan Mandal . 
Shuku Mandal 
and others S / o 
Sidan Mandal . 


Mahendri 

Mandal 

others 

Gokhal Mandal . 


Mandal 

Diwakar 

Mandal . 

Mukund 

Mandal 


and 

S / o 


Bhuwaneshwar 


S / o 


and 

S / o 


others 

Sowan Mandal . 

Kunju Mandal . 

Sagar 

Gosai 

and others S / o 
Mangru Gosai . 

Mukund 

Mandal 

and 

others Kunju 

Mandal 

and 

others . 

Chhedi Mandal 

S / o 

Sokam 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


15 


16 


17 


18 


19 


20 

21 


22 

23 

24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


441 250 


441 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


169 


251 0.0360 0.0145 Raiyati 


94 405 0.0710 0.0287 | Raiyati 


221 82 


Rameshwar 

Mandal 

others . 

4276 0.4300 0.1740 Raiyati Agriculture Agyat . 


0.0270 0.0109 Raiyati Gora - 3 


75 

74 

151 90 


169 257 


81 

0.4560 

0.1845 | Raiyati 

84 0.1410 0.0570 | Raiyati 


169 259 


67 


0.1400 0.0566 Raiyati 


0.1220 0.0493 | Raiyati 

0.0990 | 0.0400 Raiyati 

0.3670 0.1485 Raiyati 


0.0010 0.0004 | Raiyati 

0.0070 0.0028 Raiyati 


100 256 0.8250 0.3338 Raiyati 


Bayad 


Mota 

Medh 


Gora - 3 


514 80 0.1030 0.0416 Raiyati 


Gora - 3 


Bahal 


Gora - 3 


Kanali 


Kanali 


Mandal . 

Rameshwar 

Mandal 

others . 


65 245 0.0600 0.0242 | Raiyati Bayad 


5 


and 


and 


Khedan 

Mandal , Bansi 

Mandal 

S / o 

Nimai Mandal . 

Doman Mandal , 

Laxman 

Mandal , 

Mahabir 

Mandal , Santu 

Mandal 

S / o 

Kokil Mandal , 

Kamli 


Mandlain , 

Kusmi 

Mandlain W / o 

Mitan Mandal . 

Agyat . 


282 242 0.0940 0.0380 Raiyati Agriculture Sichola 


Chotu Saw and 

Others . 

Agyat . 


Agyat . 

Chudu Mandal 

S / o Jagarnath 


Mandal . 

Chotu Saw and 

Others . 


Nepal Mandal 

S / o 

Ganesh 


Mandal . 

Ganesh Mandal 

and others . 


Mandalain D / o 
Hublal Mandal . 
Kishori Gosain 

Mangal 

W / o 
Gosain . 

255 0.0860 0.0348 Raiyati Agriculture Rajkumar 

Mandal . 

Bayad 


Raku Mandal 

and others S / o 
Sidan Mandal 
& others . 


6 


32 


33 

34 


35 


36 


37 


38 

39 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


184 


61 0.3180 0.1286 Raiyati Agriculture Bhola 

Jawahar 


60 

0.0080 0.0032 Raiyati | Agriculture 

147 59 0.0890 0.0360 Raiyati Mota Aal 


147 44 


147 45 


245 51 


0.2140 0.0866 Raiyati 

0.0710 0.0287 Raiyati 


Radhu Gosai , 
Ratan Gosai S / o 
Darim Gosai . 

0.1630 | 0.0659 | Raiyati | Agriculture Parwati Devi 

S / o 

Ram 


235 50 0.1580 0.0639 Raiyati 
147 687 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

Gosai , 

Gosai 

Ratan 

S / o 
Gosai . 

Sabu 

Mandlani D / o 
Goshtu Mandal . 

Agyat . 


Bayad 


Gora - 3 


Chanchu Gosai 

and others S / o 


and others . 

Dulal Mandal 
S / o Manik 
Mandal . 
Agriculture Sabu Mandlani . 


Goswami . 
Chanchu Gosai 


0.0480 0.0194 | Raiyati Agriculture Chanchu Gosai 
and others S / o 
Radhu Gosai , 
Ratan Gosai S / o 
Darim Gosai . 


147 690 0.0020 | 0.0008 | Raiyati | Agriculture Chanchu Gosai 

and others S / o 

Radhu Gosai , 

Ratan Gosai S / o 
Darim Gosai . 


MANOJ KUMAR 

VERMA 


[ F. No. 2022 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2344 ] 

PANKAJ TYAGI , Executive Director ( L & A ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digilally signed by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Dale : 2022.09.06 21:23:20 +05 : 30 " 


